निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 
पटना 11 पटना , माघ 131 CROP 2010 


( सं0 पटना 111 ) 


22 माघ 1931 ( श ) 
पटना, वृहस्पतिवार , 11 फरवरी 2010 


बिहार विधान परिषद्, सचिवालय 


अधिसूचना 

24 दिसम्बर 2008 
सं० वि . प. स्था .-165 /97- 3874( 2 ) वि . प. — बिहार विधान परिषद् सचिवालय में मो . आसिफ वारसी, अवर सचिव के 
दिनांक 30 नवम्बर 2008 के अपराह्न से सेवा-निवृत्ति के फलस्वरूप दिनांक 1 दिसम्बर 2008 के पूर्वाह्न से वेतनमान् रु0 10, 000 
325 - 15200 तथा 300 रुपयेविशेष वेतन में अवर सचिव के 1 ( एक ) रिक्त पद के विरुद्ध श्री विष्णुदेव ठाकुर , प्रशाखा पदाधिकारी 
( जो वित्तीय उन्नयन योजना के अधीन द्वितीय वित्तीय उन्नयन वेतनमान में वेतन प्राप्त करते हैं ) को 300 रुपयेविशेष वेतन के साथ पद का 
दायित्व एवं कर्त्तव्य की प्राप्ति हेतु योगदान की तिथि से दिनांक 28 फरवरी 2009 के अपराहन तक के लिए प्रोन्नति द्वारा नियुक्त किया 
जाता है । 

कार्यकारी सभापति , बिहार विधान परिषद् के आदेश से , 

मुंगेश्वर साहु. 


सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 
बिहार , पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 111-571 + 100 -डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


